झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 445 राँची , गुरुवार 

11 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 
9 सितम्बर, 2014 


विषय : 


झारखण्ड राज्य में राज्यकर्मियों के वेतनपर्ची ( Pay Slip ) निर्गत करने की ऑनलाइन 
( Online) प्रक्रिया के संबंध में । 


संख्या - वित्त -7/विविध/ 2013/ 2008/ 3221/वि० -- वर्तमान में राज्यकर्मियों ( PB- II, GP 5400) की 
नियुक्ति, स्थानान्तरण या वेतनवृद्धि के समय वित्त ( वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग ) विभाग से वेतन 
पर्ची निर्गत की जाती है, जिसके लिए प्रखण्ड/जिलों में कार्यरत पदाधिकारियों को वित्त ि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 11 सितम्बर , 2014 
16 . ऑनलाइन वेतन पूर्जा निर्गत हो जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की त्रुटि संज्ञान में 
आने पर उसका संशोधन किया जा सकेगा। 


17 . प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 25 अगस्त , 2014 की बैठक के मद सं . 33 में 
इसकी स्वीकृति दी गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राजबाला वर्मा, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 445 - 50 | 


